निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 497 ) 


16 भाद्र 1933 ( शO ) 
पटना , बुधवार , 7 सितम्बर 2011 


योजना एवं विकास विभाग 
( अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


कार्यालय आदेश 

3 जनवरी 2011 
सं0 स्था०1 / वि०3 - 29 / 2010 - 01 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक के लिए अनुशंसित निम्नलिखित 
अम्यथियों (जिनका चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रु० 
9300 - 34,800 ( पे बैंड - 2 ) + ग्रेड वेतन रु० 4200 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों 
के साथ परीक्ष्यमान कनीय सांख्यिकी सहायक / प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / अन्वेषक के रूप में अस्थायी 
रूप से नियुक्त किया जाता है । 

आवंटित 
अभ्यर्थी का नाम 

आरक्षण 

पदस्थापित जिला का नाम 
क्रमांक 

रोस्टर 
2 

__ 3 
श्री अभय कुमार पुरी 

सामान्य 

योजना एवं विकास विभाग 

(मुख्यालय) 
श्री गंगा कान्त ठाकुर 

प्रखंड कार्यालय, अगिऑव, भोजपुर 


मेधा 


क्र० 


01 


04 


सामान्य 


श्री सत्य प्रकाश 


06 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, नूरसराय, नालंदा 


सामन्य 


श्री मृत्युंजय कुमार सिंह 
श्री ज्योति प्रकाश 


प्रखंड कार्यालय, देसरी, वैशाली 
प्रखंड कार्यालय , संदेश, भोजपुर 


12 


सामान्य 


श्री मनोज कुमार 


17 


सामान्य 


19 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, नासरीगंज, 
सासाराम 
प्रखंड कार्यालय, भगवानपुर , कैमूर । 
प्रखंड कार्यालय, दानापुर, पटना 
प्रखंड कार्यालय, तिलौथु, सासाराम 


श्री इन्द्रजीत कुमार 
श्री राकेश रंजन 
श्री दिनेश कुमार 


8 


24 


24 


सामान्य 


26 


सामान्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 सितम्बर 2011 


क्र० 


अभ्यर्थी का नाम 


मेधा 
क्रमांक 


आवंटित 
आरक्षण 
रोस्टर 


पदस्थापित जिला का नाम 


28 


2 
मो० सल्लाउद्दीन 
श्री नीरज कुमार राय 


सामान्य 


31 


सामान्य 


33 


सामान्य 


सामान्य 


श्री अमरेन्द्र कुमार 
श्रीवास्तव 
श्री विकास कुमार 
श्री मणिभूषण 
श्री अंजनी कुमार 


सामान्य 


40 


सामान्य 


श्री पुरूषोतम कुमार 


41 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, महेशी, पूर्वी चम्पारण 
प्रखंड कार्यालय , आदापुर, पूर्वी 
चम्पारण 
योजना एवं विकास विभाग 
( मुख्यालय ) 
प्रखंड कार्यालय, गुरूआ, गया 
प्रखंड कार्यालय,रहुई, नालंदा 
प्रखंड कार्यालय, चिरैया , पूर्वी 
चम्पारण 
प्रखंड कार्यालय, अरेराज, पूर्वी 
चम्पारण 
प्रखंड कार्यालय , शिवहर, शिवहर 
प्रखंड कार्यालय, शाहपुर, भोजपुर 
प्रखंड कार्यालय, नरहट, नवादा 
प्रखंड कार्यालय, भवानीपुर, पूर्णियाँ 
योजना एवं विकास विभाग 
(मुख्यालय ) 
प्रखंड कार्यालय, मुसहरी, 
मुजफ्फरपुर 
प्रखंड कार्यालय, सरैया, मुजफ्फरपुर 


42 


सामान्य 


42 


सामान्य 


श्री शैलेन्द्र कुमार 
श्री अमित कुमार मिश्रा 
श्री आलोक प्रकाश प्रभात 
श्री रंजीत कुमार 
श्री दीपक कुमार दीपांकर 


सामान्य 


49 


सामान्य 


50 


सामान्य 


श्री रवि जी 


51 


सामान्य 


श्री प्रकाश कुमार सिंह 


53 


सामान्य 


श्री अविनाश कुमार 


61 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, मड़वन , मुजफ्फरपुर 


श्री अशोक कुमार 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, मीनापुर, मुजफ्फरपुर 


श्री प्रमोद कुमार सिंह 


63 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, रक्सौल , पूर्वी चम्पारण 


श्री जगजीत कुमार 


65 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, नानपुर, सीतामढ़ी 


श्री राकेश रंजन राय 


67 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, लक्ष्मीपुर, जमुई, 


श्री अमर कुमार 


69 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, तरियानी, शिवहर 


श्री आलोक नन्दन सहाय 


73 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय , मधुबन, पूर्वी चम्पारण 


श्री प्रमोद कुमार 


74 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, परवत्ता, खगड़िया 


श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा 


75 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय , कोटवा, पूर्वी चम्पारण 


श्री नरेश कुमार मंडल 


78 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, हलसी, लखीसराय 


श्री संजय कुमार 


79 


सामान्य 


श्री विनोद कुमार 


80 


सामान्य 


| प्रखंड कार्यालय, सोनो, जमुई 
प्रखंड कार्यालय, रधुनाथपुर, सिवान 
प्रखंड कार्यालय, चौथम, खगड़िया 


श्री अविनाश कुमार 


सामान्य 


श्री चन्दन कुमार 


सामान्य 


जिला सांख्यिकी कार्यालय , पटना 


श्री संतोष कुमार 


94 


सामान्य 


प्रखंड कार्यालय, चौसा, बक्सर 


श्री हिमांशु मोहन रवि 


108 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, मॉझी , सारण 


श्री कान्त पासवान 


114 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, बरबीधा, शेखपुरा 


श्री उदय प्रताप 


119 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, बिहारीगंज , मधेपुरा 


41 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 सितम्बर 2011 


मेधा 


क्र० 


अभ्यर्थी का नाम 


आवंटित 
आरक्षण 
रोस्टर 


पदस्थापित जिला का नाम 


क्रमांक 


श्री सतीश कुमार 


122 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, रिविलगंज , सारण 


श्री दीपक कुमार 


123 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, सोनवर्षा, सहरसा 


श्री श्रवण रजक 


124 


अ०जति 


उप निदेशक , सांख्यिकी, पटना प्रमंडल , 
पटना 
प्रखंड कार्यालय, मनिहारी, कटिहार 


श्री अजीत कमार 


125 


अ०जति 


126 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय , सम्पतचक , पटना 


श्री जयदीप कुमार 
पासवान 
श्री राकेश कुमार रजक 


131 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, बरहराकोठी, पूर्णियाँ 


श्री युगल किशोर मेहरा 


132 


अ०जति 


प्रखंड कार्यालय, बहादुरगंज , किशनगंज 


श्री हिलारियस हेम्ब्रोम 


136 


अ०ज०जाति 


प्रखंड कार्यालय, बलरामपुर, कटिहार 


श्री मनोज कुमार यादव 


139 


बी. सी . 


प्रखंड कार्यालय, वैसा, पूर्णियाँ 


श्री संजय कुमार 


144 


बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, विरौल , दरभंगा 


श्री सुशील कुमार 


146 


बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, राधोपुर, सुपौल 


श्री जयन्त कुमार 


151 


बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, वैशाली, वैशाली 
प्रखंड कार्यालय, पकडीदयाल, पूर्वी 
चम्पारण 


श्री विजय कुमार 


153 


बी . सी . 


श्री संजय कुमार सिंह 


155 


बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, मुंगेर, मुंगेर 


श्री डेजी कुमारी 


157 


बी . सी . 


निदेशालय, मुख्यालय 


श्री रविन्द्र कुमार 


159 


बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, सहार , भोजपुर 


श्री विजय कुमार 


167 


एम. बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, जीरादेई , सिवान 


श्री परमानन्द प्रसाद 


171 


एम.बी. सी . 


प्रखंड कार्यालय, भोरे, गोपालगंज 


59 


श्री सत्येन्द्र कुमार 


174 


एम. बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय , उचकागाँव, गोपालगंज 


श्री दिनेश राय 


183 


एम. बी. सी . 


प्रखंड कार्यालय, वारिसनगर, समस्तीपुर 


186 


एम . बी . सी. 


प्रखंड कार्यालय , जाले , दरभंगा 


श्री पप्पु कुमार 
श्री मोहन कुमार 
श्री रविशंकर रवि 


187 


एम. बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय, वहेरी, दरभंगा 


192 


एम. बी. सी . 


प्रखंड कर्यालय, सरायगंज, 
समस्तीपुर 


श्री अरमान मनूसी 


197 


एम. बी . सी . 


प्रखंड कार्यालय , मसौढ़ी, पटना 


सुश्री किरण कुमारी 


203 


बी. सी. महिला 


प्रखंड कार्यालय , कसवा, पूर्णियाँ 


कुमारी किरण सिन्हा 


206 


बी. सी. महिला 


प्रखंड कार्यालय, नवादा, नवादा 


सुमन कुमारी 


207 


बी . सी. महिला 


निदेशालय, मुख्यालय 


2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

3. सभी नव नियुक्त कर्मिकों को निदेशित किया गया है कि पदस्थापित कार्यालय में असैनिक शल्य 
चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र के साथ योगदान समर्पित करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 सितम्बर 2011 
___ 4. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे मूलरूप 
से प्रस्तुत किये जाने पर उसकी सम्पुष्टि निदेशालय से कराने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकृत किया 
जायेगा । 

5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 , 
दिनांक 18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी धोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से 
प्रस्तुत करेंगे । 

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि , वे 31 जनवरी 2011 तक अपना योगदान निश्चित 
रूप से पदस्थापित कार्यालय को समर्पित करेंगे । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि 
के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 
वृज मोहन पाण्डेय, 

उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 497 - 571 + 300 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


